निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 38 


30 भाद्र 1933 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

21 सितम्बर 2011 ( ई ० ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


2-5 


भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीपO-इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है । 


भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और 

और कार्याध्यक्षों द्वारा 
निकाले गये विनियम, आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग- 9 - विज्ञापन 


7-9 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

11-11 


पूरक 


भाग- 4 — बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


13-14 


2 


बिहार गजट , 21 सितम्बर 2011 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 


और 


अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

15 सितम्बर 2011 
सं ० भा 0 व 0 से 0 स्था 0 17/2011( खण्ड) -2676 / प० व० - श्री अशोक प्रसाद, भा 0 व0 से0, वन संरक्षक , मुजफ्फरपुर 
के स्थानांतरण के फलस्वरूप श्री संतोष तिवारी , भा ० व 0 से 0, वन संरक्षक - सह - क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना अंचल , 
बेतिया को अपने कार्यों के अतिरिक्त वन संरक्षक , मुजफ्फरपुर के रिक्त पद पर अतिरिक्त प्रभार में पदस्थापित किया जाता 


श्री एस ० एन ०पाण्डेय , भा ० व 0 से 0, जो सम्प्रति मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण ग्रहण करने के निमित्त राज्य / देश से बाहर 
हैं के लौटने तक श्री संतोष तिवारी, भा ०व0 से0, वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर के प्रभार में बने रहेंगे । 

श्री एस 0 एन0 पाण्डेय, भा ० व० से0 , वन संरक्षक, सीवान उक्त प्रशिक्षण से लौटने के पश्चात् अपने कार्यों के अतिरिक्त 
वन संरक्षक , मुजफ्फरपुर का अतिरिक्त प्रभार प्राप्त करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

संजय कुमार, उप - सचिव । 


पटना उच्च न्यायालय 


अधिसूचनाएं 

15 अप्रील 2011 
सं ० 136 नि 0 श्री आदित्य कुमार त्रिवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया को सेवा -निवृत्त श्री सुशील कुमार 
के स्थान पर दरभंगा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 

The 15th April 2011 
No. 136A — Sri Aditya Kumar Trivedi, District and Sessions Judge, Khagaria, is transferred and 
posted as District and Sessions Judge of Darbhanga vice Sri Sushil Kumar since retired . 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


15 अप्रील 2011 
सं ० 137 नि 0 - अपने वर्तमान कर्त्तव्यों से विरमित किये जाने पर श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
सम्प्रति विधि सचिव - सह - विधि - परामर्शी, बिहार सरकार , पटना को श्री प्रभात कुमार झा के स्थान पर मुजफ्फरपुर के जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 

The 15th April 2011 
No. 137A- On being relieved of his present assignment, Sri Rajendra Kumar Mishra, District 
and Sessions Judge, presently Law Secretary -cum -Legal Remembrancer, Government of Bihar, Patna , is 
posted as District and Sessions Judge ofMuzaffarpur vice Sri Prabhat Kumar Jha. 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


बिहार गजट , 21 सितम्बर 2011 


3 


15 अप्रील 2011 
सं ० 138 नि 0 — श्री बिधु भूषण पाठक , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद, को श्री विनोद कुमार सिन्हा के स्थान 
पर समस्तीपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 

The 15th April 2011 
No. 138A- Sri Bidhu Bhushan Pathak, District and Sessions Judge , Aurangabad , is transferred 
and posted as District and Sessions Judge of Samastipur vice Sri Vinod Kumar Sinha . 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


15 अप्रील 2011 
सं ० 139 नि 0 श्री प्रभात कुमार झा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर को श्री विधु भूषण पाठक के स्थान पर 
औरंगाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 

The 15th April 2011 
No. 139A - Sri Prabhat Kumar Jha , District and Sessions Judge, Muzaffarpur, is transferred and 
posted as District and Sessions Judge of Aurangabad vice Sri Bidhu Bhushan Pathak . 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


15 अप्रील 2011 
सं ० 140 नि 0 श्री अखिलेश कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, आरा को श्री आदित्य कुमार त्रिवेदी 
के स्थान पर खगड़िया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 

The 15th April 2011 
No. 140A — Sri Akhilesh Kumar Jain , Principal Judge , Family Court, Ara , is transferred and 
posted as District and Sessions Judge of Khagaria vice Sri Aditya Kumar Trivedi. 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


15 अप्रील 2011 
सं ० 141 नि 0 - डा 0 रतन किशोर तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद को दानापुर के अपर जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक | 

The 15th April 2011 
No. 141A- Dr. Ratan Kishore Tiwary , Addiational District and Sessions Judge, Aurangabad , is 
transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Danapur. 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR, Registrar General. 


15 अप्रील 2011 
सं ० 142 नि 0 - अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री विनोद कुमार सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
समस्तीपुर, की सेवायें सचिव - सह - विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार , पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति 
हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
बिरेन्द्र कुमार , 

महानिबंधक । 


4 


बिहार गजट , 21 सितम्बर 2011 


The 15th April 2011 
No. 142 A - On being relieved of his present assignment, the services of Sri Vinod Kumar Sinha , 
District and Sessions Judge , Samastipur, are placed at the disposal of the State Government in the 
Department of General Administration , Patna for his appointment as Secretary -cum - Legal Remembrancer 
in Law Department, Patna , on deputation . 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


The 27th April 2011 
No. 173 A - In continuation to Court s notification no . 560A, dated 3 November 2010 , it is 
further communicated that during summer the Evening Courts will be conducted from 12:30 P.M.to 2:30 
P.M. after regular court hours of 7:00 a.m. to 12:00 O clock. 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


27 अप्रील 2011 
सं ० 174 नि 0 — प्रोन्नत एवं निबंधक (स्थापना) के पद से सेवा -निवृत श्री मो0 राशिद के स्थान पर माननीया मुख्य 
न्यायाधीश के आदेशानुसार श्री उदय प्रकाश सिंह, उप निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने 
की तिथि से अस्थायी रूप से प्रोन्नत कर वेतन बैंड रु 0 37,400-67,000 जोड़ ग्रेड वेतन रु0 8,700 (पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान 
रु 0 14,300-18,300 ) में नियमानुसार अनुमान्य विशेष वेतन के साथ पटना उच्च न्यायालय, पटना का संयुक्त निबंधक नियुक्त 
किया जाता है । 

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से, 
बिरेन्द्र कुमार, 

महानिबंधक । 


The 27th April 2011 
No. 174A — The Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint temporarly, on promotion , 
Sri Uday Prakash Singh , Deputy Registrar, Patna High Court, Patna , as Joint Registrar, Patna High Court, 
Patna in the Pay Band of Rs. 37,400-67,000 plus Grade Pay of Rs. 8,700 (pre revised pay scale Rs. 
14,300–18,300 ) with special pay as admissible under the rules with effect from the date he assumes 
charge as such vice Sri Md. Rashid promoted as Registrar (Establishment) and since retired . 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


27 अप्रील 2011 
सं ० 175 नि 0 — प्रोन्नत श्री मनोज वर्मा एवं प्रोन्नति के आदेश अंतर्गत उदय प्रकाश सिंह के स्थान पर माननीया 
मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार श्री भवेन्द्र झा एवं श्री मधुसुदन प्रसाद सिंह, सहायक निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना 
को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से प्रोन्नत कर वेतन बैंड रु . 15,600-39,100 जोड़ ग्रेड वेतन रु ० 
7,600 ( पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान रु 0 12,000-16,500) में नियमानुसार अनुमान्य विशेष वेतन के साथ पटना उच्च न्यायालय , 
पटना का उप -निबंधक नियुक्त किया जाता है । 

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से, 

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 


The 27th April 2011 
No. 175A — The Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint temporarily , on 
promotion , Sri Bhavendra Jha and Sri Madhusudan Prasad Singh both Assistant Registrar , Patna High 
Court, Patna , as Deputy Registrar, Patna High Court, Patna in the Pay Band of Rs . 15,600 - 39,100 plus 
Grade Pay of Rs. 7,600 (pre revised pay scale Rs. 12,000 – 16,500 ) with special pay as admissible under 


बिहार गजट , 21 सितम्बर 2011 


5 


the rules with effect from the date they assume charge as such vice Sri Manoj Kumar Verma promoted as 
Joint Registrar and Sri Uday Prakash Singh under order of promotion as Joint Registrar. 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 27-571 + 120 - डी ० टी ० पी ० । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


6 


बिहार गजट , 21 सितम्बर 2011 


बिहार गजट , 21 सितम्बर 2011 


7 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


वाणिज्य कर विभाग 


शुद्धि - पत्र 

2 सितम्बर 2011 
सं ० कौन / भी -903 / 2004-162 -विभागीय अधिसूचना संख्या 116, दिनांक 13 जुलाई 2011 द्वारा श्री नवीन 
कुमार, बि ० वि ० से ० सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, झंझारपुर अंचल , झंझारपुर को उनके कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर 
( आरा) के पदस्थापनकाल में बरती गयी कतिपय अनियमितताओं के लिए निर्गत संशोधित दंडादेश की प्रथम पंक्ति में टंकण 
भूल के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या 12, दिनांक 12 फरवरी 2009 अंकित हो गया है जब कि वस्तुतः विभागीय 
अधिसूचना संख्या 302 / सी ०, दिनांक 11 अगस्त 2008 होना चाहिए । अतएव उक्त अधिसूचना की प्रथम पंक्ति में अंकित 
अधिसूचना संख्या 12, दिनांक 12 फरवरी 2009 के बदले अधिसूचना संख्या 302 / सी ०, दिनांक 11 अगस्त 2008 पढ़ा जाय । 
2. उक्त अधिसूचना की अन्य शर्ते यथावत् रहेगें । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ०)-अस्पष्ट , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सचिव । 


। 


मुख्य अभियन्ता ( उत्तर ) का कार्यालय 
नलकूप प्रभाग , लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर । 


कार्यालय - आदेश 

20 अगस्त 2011 
सं ० स्था0-3, बी - 1050 

-सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1661, 
दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व 0 बल्लभ प्रसाद यादव भूतपूर्व नलकूप 
चालक , नलकूप प्रमण्डल , पूर्णियां के आश्रित पुत्र श्री सागर श्याम को नलकूप प्रमण्डल , पूर्णियां के अन्तर्गत 
निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रु . 3050-75-3950-80-4590 रूपये तथा 
सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त 
किया जाता है , जिसे बिना कारण बताये रद् किया जा सकता है । 

2. श्री सागर श्याम पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान 
देंगे । योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक / जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता 
प्रमाण - पत्र, आय प्रमाण - पत्र , विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं 
होने ,न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व 0 बल्लभ प्रसाद यादव के परिवार के आश्रित 
सदस्यों का भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप 
प्रमण्डल पूर्णियां के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये 
जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र, मृत्यु प्रमाण - पत्र / जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का 
सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 का 
कंडिका -1 ( ख ) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरुद्ध विधिवत की गई थी , 
सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की 
कंडिका -7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के 


का 


8 


बिहार गजट , 21 सितम्बर 2011 


भरण - पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा 
समाप्त कर दी जायेगी । इस संबंध में श्री सागर श्याम को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक 
घोषणा - पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री सागर श्याम 
की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे । 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो 
किसी भी समय कारण - पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक - दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा - पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरुद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया 
जायेगा । 

9. इन्हें छ: माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु 
कारवाई की जायेगी । 

10. योगदान करने हेतु श्री सागर श्याम को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

11. वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 , दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना 
संबंधी प्रावधान लागू होगें । 

आदेश से , 
एन ० पासवान , मुख्य अभियंता ( उत्तर) । 


कृषि विभाग 


अधिसूचनाएं 

5 मई 2011 
सं ० उ ० को ० / भा ० स ० प ०( जैव उर्व ०)-01 / 11-494उ ० को० -कृषि एवं सहकारिता विभाग , कृषि मंत्रालय, भारत 
सरकार के पत्रांक 9-16 / 2006 – Organic Farming ( Vol. 1) , दिनांक 8 अप्रील 2010 के द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 
1985 में निहित कार्बनिक खाद के अतिरिक्त वर्षों से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग किये जा रहे अन्य 
पारम्परिक कार्बनिक खाद यथा ग्रामीण / शहरी कम्पोस्ट, गोबर की खाद , नीम की खल्ली आदि को नियंत्रित करने के लिए 
राज्य सरकार को दिशा -निर्देश तैयार करने की सलाह दी गयी है । उल्लेखनीय है कि इसके अतिरिक्त कई ऐसे उत्पाद यथा 
enzymes, growth promoters , sea weed products आदि की बिक्री भी किसानों के बीच मिट्टी की उर्वरा शक्ति 
बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है । कभी - कभी ऐसे उत्पाद नकली होने की सूचना भी प्राप्त होती रहती है । इसे नियंत्रित 
करने के संदर्भ में विस्तृत दिशा -निर्देश तैयार करने हेतु राज्य सरकार ने कृषि निदेशक की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय 
टीम गठित करने का निर्णय लिया है । इस समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिये जाने तक ऐसे 
कार्बनिक तथा अन्य उत्पादों, जिनका उपयोग मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है परन्तु उर्वरक नियंत्रण 
आदेश के अन्तर्गत नियंत्रित नहीं हैं , की बिक्री की अनुमति प्राप्त करने हेतु इच्छुक प्रतिष्ठान / व्यक्ति को निम्न कागजात एवं 
शुल्क के साथ विहित प्रपत्र में कृषि निदेशक , बिहार को आवेदन समर्पित करना होगा 

(1) इन उत्पादों की बिहार की मिट्टी के लिए उपयुक्तता की जाँच राजेन्द्र कृषि विश्वविधालय, पूसा, समस्तीपुर 

अथवा बिहार कृषि विश्वविधालय, सबौर, भागलपुर से कराकर विश्वविधालय द्वारा निर्गत अनुशंसा पत्र । 
(2) 2250 रु0 का शुल्क "मुख्य शीर्ष 0401 - कृषि कार्य लघु शीर्ष 80 अन्य प्राप्तियाँ एवं अन्य उप - शीर्ष 

0001 - अन्य प्राप्तियाँ -विपत्र कोड- R - 0401008000001 " मद में ट्रेजरी चलान के माध्यम से बैंक में जमा कर 

उसकी प्रति । 
( 3) उत्पाद में पाये जानेवाले पोषक तत्वों की मात्रा एवं उसके विश्लेषण की विधि ताकि ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता 

की जाँच की जा सके । 
यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
( ह ०) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


: 


बिहार गजट , 21 सितम्बर 2011 


9 


1 अगस्त 2011 
सं ० 3( ख) / विविध -11 / 03-826कृ० 

-उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 ( संशोधन 2006 ) के खण्ड 29 (1B) के तहत 
राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, मीठापुर कृषि फार्म, पटना को भारत सरकार के 
राजपत्र में प्रकाशित कृषि एवं सहकारिता विभाग के का ० आ ० 2724 ( अ), दिनांक 8 नवम्बर 2010 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम 
प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध रहने के आलोक में कार्बनिक उर्वरक नमूना जाँच एवं विश्लेषण करने हेतु राज्य स्तरीय उर्वरक 
गुण नियंत्रण प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


सं06 / भ ०नि०-01-014 / 2008-5649 

गृह ( आरक्षी) विभाग 


अध्यक्ष 


.. 


संकल्प 

29 जुलाई 2011 
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के निदेशक पर्षद के गठन से संबंधित गृह ( आरक्षी) विभाग के संकल्प संख्या 
9832, दिनांक 20 नवम्बर 2008 को संशोधित करते हुए कम्पनी अधिनियम -1956 एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम प्रा ० 
लि 0, पटना के आर्टिकिल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद -46(1) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक 
में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के निदेशक पर्षद का गठन निम्नरूप से किया जाता है: 

(1) श्री अशोक कुमार गुप्ता, भा 0 पु 0 से0 
( 2) श्री गोपाल कृष्ण , मुख्य अभियंता (दक्षिण ) 

-सह - प्रभारी अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग 
( 3) श्री रविनंदन सहाय, अपर सचिव, वित्त विभाग 
(4) श्री सुरेन्द्र कुमार, मुख्य अभियंता ( यांत्रिक ), 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 

सदस्य 
(5) श्री सुनील कुमार, भा 0 पु0 से0, विशेष सचिव, गृह विभाग 

सदस्य 
(6) श्री रविन्द्र कुमार, भा 0 पु0 से0, पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन) 

सदस्य 
(7) श्री जितेन्द्र सिंह गंगवार, भा 0 पु0 से0, पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय ) 

सदस्य 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प बिहार राजपत्र में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाय तथा 
उसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

आमिर सुबहानी, सचिव । 


सदस्य 
सदस्य 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 27-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


10 


बिहार गजट , 21 सितम्बर 2011 


बिहार गजट , 21 सितम्बर 2011 


11 


भाग -9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 
No. 68 - I, AMITABH SINGH S / o Late Randhir Singh, resident of “ Dwarikesh " 
Jagjivan lane, Jagat Narayan Road, Kadamkuan, Patna - 800003, State- Bihar, hereby declare 
that I have changed my name from Priyadarshi Amitabh to AMITABH SINGH and will be 
operating all my works with the new name i.e AMITABH SINGH . 


AMITABH SINGH . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 27-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


12 


बिहार गजट , 21 सितम्बर 2011 


बिहार गजट , 21 सितम्बर 2011 


3 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

30 अगस्त 2011 
सं ० कौन / भी -102 / 2007 ( छाया) 160 -श्री कपिलदेव सिंह , बिहार वित्त सेवा, तत्कालीन वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त , गया अंचल, गया को विभागीय अधिसूचना संख्या 105 , दिनांक 16 मार्च 2007 द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2007 
(हिरासत में जाने की तिथि ) के भूतलक्षी प्रभाव से निगरानी थाना कांड संख्या 025/2007 , दिनांक 23 फरवरी 2007 के 
अधीन निलंबित किया गया । विभागीय संकल्प संख्या 202 , दिनांक 5 जून 2008 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही 
संचालित की गई । 

2. श्री सिंह द्वारा उक्त निलंबन आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका संख्या सी ० डब्लू ० 
जे ० सी ० 4658/2011 दायर किया गया , जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 30 जून 2011 को पारित 
न्याय –निर्णय में उनके निलबंनादेश को निरस्त कर दिया गया है । इसके अनुपालन में श्री सिंह द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2011 
को मुख्यालय में योगदान दिया गया । तद्नुसार दिनांक 15 जुलाई 2011 से इनके योगदान को स्वीकार करते हुए इन्हें 
निलंबन से मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है । 

3. इनके पदस्थापन के संबंध में निर्णय अलग से लिया जायेगा । 
4. श्री सिंह के द्वारा निलंबन में बितायी गयी अवधि के संबंध में बाद में निर्णय लिया जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

( ह ० ) अस्पष्ट , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


2 सितम्बर 2011 
सं ० कौन / भी -110 / 2006( छाया ) -163 -बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य कर सहायक आयुक्त श्री ओमप्रकाश गुप्ता 
को कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय के पदस्थापनकाल में श्री चंद्रिका प्रसाद सिंह, सेवा -निवृत्त शिक्षक को सेवांत लाभ के 
भुगतान में विलंब करने के आरोप के लिए इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षोपरांत सरकार द्वारा इन्हें चेतावनी का 
दंड संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

( ह ०) अस्पष्ट, 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सचिव । 


14 


बिहार गजट , 21 सितम्बर 2011 


2 सितम्बर 2011 
सं ० कौन / भी -120 / 2011-165 -श्री सुनील कुमार, (बिहार वित्त सेवा) सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, रोहतास 
( सासाराम ) द्वारा भभुआ अंचल के पदस्थापनकाल में दिनांक 13 अप्रील 2011 को वाहन चेकिंग के दौरान बरती गयी 
अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण की माँग की गयी । इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं इस पर अंचल प्रभारी, भभुआ का मंतव्य 
की सम्यक् समीक्षोपरांत सरकार द्वारा इन्हें चेतावनी का दंड संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ० ) अस्पष्ट, 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सचिव । 


2 सितम्बर 2011 
सं ० कौन / भी -120 / 2011-166— श्री अनिल कुमार, (बिहार वित्त सेवा) सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
अंकेक्षण, भागलपुर द्वारा भभुआ अंचल के पदस्थापनकाल में दिनांक 13 अप्रील 2011 को वाहन चेकिंग के दौरान बरती गयी 
अनियमितताएँ यथा - सत्यापन प्रतिवेदन नियमानुकूल तैयार नहीं करने, तैयार अभिलेखों से छेड़छाड़ करने एवं व्यवसायी को 
अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सरकारी राजस्व हित के विपरीत शास्ति आदेश पारित करने जैसी कतिपय आरोपों के 
लिए स्पष्टीकरण की माँग की गयी । इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं इसपर अंचल प्रभारी , भभुआ का मंतव्य की सम्यक् 
समीक्षोपरांत सरकार द्वारा निम्नांकित दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया है: 

( क ) इन्हें "निन्दन " की सजा दी जाती है जिसकी प्रविष्टि इनके चारित - पुस्ति के वर्ष 2011-12 में की जाएगी । 
( ख) इन्हें देय अगली वार्षिक वेतन - वृद्धि की तिथि से पाँच वार्षिक वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोकी 
जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ० ) अस्पष्ट , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सचिव । 


अधीक्षक , 

सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 27-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


